निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 36 


15 भाद्र 1939 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 

6 सितम्बर 2017 ( ई ० ) 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-23 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार -राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 24-24 भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 

25-25 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

26-27 


, 


, 


2 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 अप्रील 2017 
सं0 11 / अ 0 प्र0-1-42 / 2015-5086 — दिनांक 27.04.2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के 
आलोक में पटना जिला के बेलछी प्रखंड अन्तर्गत सिकन्दरा ग्राम के पास महाने नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल का 
नामकरण " राम किशोर सेतु " किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शम्भू 

चौधरी, उप - सचिव । 


13 अप्रील 2017 
सं 0 11 / अ0 प्र0-1-08 / 2016–4434 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर के 
पत्रांक -367 अनु० दिनांक 25.03.2017 से उपलब्ध निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत निम्न पथों को पथ निर्माण विभाग, 
बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


पथ का नाम 


पथ की लम्बाई 

(कि 0 मी 0 ) 


1 


सोनपुर / छपरा 


छपरा सोनपुर रोड गोला बाजार भाया छौआ मील 
पी 0 डब्ल्यू0 डी 0 रोड स्क्रू ब्रीज, नजरमीरा राहर दियारा 
बलीटोला शाहपुर दियारा पहलेजा घाट पी 0 डब्ल्यू0 डी 0 रोड 

दुधैला बाजार से सोनपुर पथ । 


2.44 कि ० मी ० 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


23 मार्च 2017 


सं 0 11 / अ0प्र0-07-08 / 2016–3663 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , सोनपुर के पत्रांक 
306 अनु० दिनांक 10.03.2017 से उपलब्ध निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत निम्न पथों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, 
पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


पथ की लम्बाई ( कि 0 मी 0) 


पथ का नाम 
एन 0 एच0-19 के 199 वें कि 0 मी 0 से भाया 3 न0 ढ़ाला 
होते हुए हरिहरनाथ पहलेजा घाट पथ के 7वें कि 0 मी 0 

में देवी स्थान (भरपुरा ) तक । 


1 


सोनपुर / छपरा 


0.900 कि 0 मी 0 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


28 दिसम्बर 2016 


सं 0 11 / अ 0 प्र0-13-11 / 2016-14543 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय के 


पत्रांक -1875 दिनांक 15.11.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


3 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


पथ का नाम 


पथ की लम्बाई 
( कि 0 मी 0) 


1 


दलसिंहसराय / समस्तीपुर 


समस्तीपुर जिला अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, 
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय के दलसिंहसराय से 

शाहपुर पथ । 


16.92 कि ० मी ० 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


28 दिसम्बर 2016 


सं 0 11 / अ0 प्र0-13-33 / 2016-14546 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक 
2375 अनु० दिनांक 03.12.2016 से उपलब्ध निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत निम्न पथों को पथ निर्माण विभाग, 
बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य पथ का नाम 

पथ की लम्बाई ( कि 0 मी 0 ) 
प्रमंडल / जिला 
पटना / पटना कच्ची 

दरगाह से | 6.80 कि 0 मी 0( 2.20 कि 0 मी 0 आर0 सी 0 डी 0 द्वारा 
गुलमहियाबाग होते हुए | कार्य कराया जा चुका है ।) 
दीदारगंज पथ । 

मात्र 4.60 कि 0 मी 0 


1 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


28 दिसम्बर 2016 


सं 0 11 / अ 0 प्र0-13-37 / 2016-14538 -कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक 
2004 अनु 0 दिनांक 23.12.2016 से उपलब्ध निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत निम्न पथों को पथ निर्माण विभाग, 
बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई ( कि ० मी ० ) 
बेतिया / बेतिया सरिसवा बाजार से (भोगारी गाँव तक ) पिपरपाती पथ । 

10.00 कि ० मी ० 


1 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


27 दिसम्बर 2016 


सं0 11 / अ 0 प्र0-13-31 / 2016-14486 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , नवगछिया के 
पत्रांक -1541 दिनांक 20.10.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ की लम्बाई 
पथ का नाम 

( कि 0 मी 0 ) 
भवानीपुर चौक से साधोपुर बांध तक पथ । 
नवगछिया / भागलपुर ( नवगछिया रेलवे गुमटी से भवानीपुर जहागीर होते 

5.50 कि ० मी ० 
हुए साधोपुर हरिजन टोला पथ ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


15 दिसम्बर 2016 


सं0 11 / अ 0 प्र0-13-11 / 2016-13985 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय के 
पत्रांक -1849 दिनांक 11.11.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 


- 


4 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 


पथ का नाम 
समस्तीपुर जिलान्तर्गत किसनपुर पथ निर्माण 
विभाग के पथ पर श्री रामकृपाल झा के घर से 

दामोदर राय के घर तक पथ । 


दलसिंहसराय / समस्तीपुर 


0.60 कि ० मी ० 


2 


दलसिंहसराय / समस्तीपुर 


समस्तीपुर जिलान्तर्गत रायपुर चौक से सुन्दर साह 
के घर होते हुए अहमदपुर पक्की सड़क तक पथ । 


2.65 कि ० मी ० 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


29 नवम्बर 2016 


सं 0 11 / अ0 प्र0-13-9 / 2016-13345 — कार्यपालक अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, जमुई के 
पत्रांक -1527 दिनांक 01.10.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


पथ का नाम 


पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 


जमुई / जमुई 


गरही पी 0 डब्ल्यू 0 डी 0 पथ से लछुआड़ पथ । 


25.512 कि ० मी ० 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


शम्भू चौधरी , उप - सचिव । 


7 फरवरी 2017 


- 


सं0 11 / अ 0 प्र0-13-36 / 2016-1177 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के 
पत्रांक 05 अनु० दिनांक 06.01.2017 से उपलब्ध निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत निम्न पथों को पथ निर्माण विभाग, 
बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
एन 0एच0-28 बैरिया से Engineering College 
मोतिहारी / मोतिहारी 

2.40 कि ० मी ० 
Motihari तक पथ । 


1 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


, 


शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 सितम्बर 2017 
सं 0 भा ०व 0 से 0 (स्था o) 04 / 2017-2756 / प0 व 0 - श्री कमलजीत सिंह, भा ० व० से0 (2004 ) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
बेगुसराय को स्थानांतरित करते हुए निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


5 


सं0 भा ०व 0 से0 ( स्था o) 04 / 2017-2757 / प0 वo- श्री नन्द किशोर भा ० व 0 से0 ( 2006 ), निदेशक , संजय गांधी जैविक 
उद्यान, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी , कार्य योजना प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से0 ( स्था ०) 04 / 2017-2758 / प० व० श्री भोला प्रसाद , भा ० व० से 0(92) वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्य 
योजना प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए लिव रिजर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना के कार्यालय में अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 भा ० व0 से 0 ( स्था o) 04 / 2017-2759 / प0व 0 श्री सुधीर कुमार, बि 0 व0 से0 वरीय उप वन संरक्षक , कार्यालय 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगुसराय के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचनाएं 


31 अगस्त 2017 


सं 0 15 / ए 6–02 / 2008 ( अंश) -1612 - श्री देवशील, उप निदेशक, ( उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग को अपने कार्यों 
के अतिरिक्त भोजपुरी अकादमी, पटना का कार्यकारी अध्यक्ष - सह - कार्यकारी निदेशक एवं श्री रवि भूषण सहाय, अवकाश 
रक्षित पदाधिकारी, उच्च शिक्षा को मगही अकादमी, पटना का कार्यकारी अध्यक्ष - सह - कार्यकारी निदेशक के रूप में अगले 
आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है । 

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त 
हो जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरशद फिरोज, उप – सचिव । 


। 


31 अगस्त 2017 
सं0 15 / एम 1-94 / 2016-1615 — आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा-4 (2) में वर्णित 
प्रावधानों के आलोक में राज्य में मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी में संचालित होने वाले डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को 
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाता है । 
2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, अपर सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 अप्रील 2017 
सं 0 1 / अ0-1002 / 2015 - सा 0 प्र0-4368 श्री पंकज दीक्षित , भा 0 प्र 0 से 0 (2011), जिला पदाधिकारी, किशनगंज को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -18 बी के अधीन दिनांक 16.04.2017 से 30.04.2017 तक कुल 15 
दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री पंकज दीक्षित की पितृत्व अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री रामजी साह, बि 0प्र 0 से0, अपर समाहर्ता, 
किशनगंज अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


11 अप्रील 2017 
सं 0 1 / सी0-1009 / 2015 - सा 0प्र0-4372— श्री ई0 एल 0 एस 0 एन 0 बाला प्रसाद , भा 0 प्र 0 से0( बी एच: 86 ), राज्यपाल के 
प्रधान सचिव , बिहार, पटना को शीर्ष वेतनमान- रु0-80,000 / - (नियत ) (संशोधित स्तर-17 –रु . 2,25,000 / - ) में प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है । 

उपर्युक्त आलोक में श्री प्रसाद द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित 
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित 
किया जाता है । 

सं 0 1 / सी0-1009 / 2015 - सा0 प्र0-4373 — श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा 0 प्र0 से0( बी एच: 86 ), अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी 
चयन आयोग, पटना ( अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, बिहार राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग , पटना) को शीर्ष वेतनमान 
रु0-80,000 / - (नियत ) ( संशोधित स्तर -17 –रु. 2,25,000 / -) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. उपर्युक्त आलोक में श्री सिन्हा द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित 
अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में 
उत्क्रमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


1 


13 अप्रील 2017 
सं 0 1 / सी0-03 / 2012 - सा 0 प्र0-4532 — भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम 
के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर सचिव स्तर, वेतनमान स्तर -12, रु.78,800-2,09,200 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन 

प्रोन्नति की तिथि 
श्री शैलेश कुमार (2006 ) 

संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
विभाग, बिहार, पटना । बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 

पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 
2 श्री श्यामा नन्द झा (2006) - से. | दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त । 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
नि . 

बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो, से 
3 श्री उमा शंकर प्रसाद ( 2006 ) संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 

संसाधन विभाग, बिहार, पटना । बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 

पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
4 

श्री गोपाल कृष्ण परमहंस संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
( 2006 ) 

विभाग , बिहार, पटना । बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 

पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो, से 
5 श्री रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर 

निदेशक, आई० सी ० डी ० एस०, समाज 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
( 2006 ) 

कल्याण विभाग, बिहार, बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पटना / अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 
सामाजिक 

सुरक्षा, बिहार, पटना । 

की तिथि , जो बाद में हो, से 
6 श्री गिरिजेश प्रसाद श्रीवास्तव ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
( 2006 ) 

बिहार , पटना / अतिरिक्त बिहार संवर्ग के भा 0 प्र0 से0 में नियुक्ति के 
प्रभार - संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 
विभाग, बिहार, पटना । 

की तिथि, जो बाद में हो , से 
7 श्री गजानन मिश्रा( 2006 ) 

संयुक्त सचिव, जल संसाधन 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
विभाग , बिहार, पटना । बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 

पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा 01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
( 2006 ) 

विभाग, बिहार, पटना । बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 

पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 


8 


. 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


7 


9 


श्री केशव 

कुमार 

सिह (2006 ) 


संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन 

विभाग, बिहार, पटना । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 


10 


श्री मोहन प्रकाश मधुकर 
( 2006 ) 


सचिव, महादलित आयोग, बिहार, 
पटना / अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त 

सचिव , अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति कल्याण 

विभाग, बिहार , पटना 
दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त । 


11 


श्री राम निवास पाण्डेय 
( 2006)-से.नि . 


12 


दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त । 


श्री बिपिन 

कुमार 

सिंह 
( 2006)-से.नि . 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 


13 


श्री जयन्त कुमार सिंह (2006 ) 


संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार , 

पटना । 


14 


श्री भरत झा ( 2006 ) 


निदेशक , नगरपालिका प्रशासन , 
नगर विकास एवं आवास विभाग , 

बिहार, पटना / अतिरिक्त 
प्रभार - संयुक्त सचिव, नगर विकास 
एवं आवास विभाग, बिहार, पटना । 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 

सारण ( छपरा ) । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 


15 


श्री हरिहर प्रसाद (2006 ) 


16 


श्री नरेन्द्र प्रसाद मण्डल ( 2006 ) | निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, 

पटना । 


17 


श्री सुरेश प्रसाद साह ( 2006 ) 


संयुक्त सचिव, पंचायती राज 
विभाग, बिहार, पटना । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 


18 


श्रीमती सुजाता चालाना (2006 ) 


संयुक्त सचिव, समाज कल्याण 
विभाग, बिहार, पटना / अतिरिक्त 
प्रभार - सचिव, बाल अधिकार 

संरक्षण आयोग, पटना । 
दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त । 


19 


श्री मुनी लाल जमादार 
( 2006 )-से.नि . 


20 


श्री देव नारायण मण्डल 
( 2006 ) 


संयुक्त सचिव , 

गृह विभाग , बिहार , 
पटना । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 


8 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


21 


श्री अनिरुद्ध कुमार(2006 ) 


संयुक्त सचिव , आपदा प्रबंधन 

विभाग, बिहार, पटना । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 


22 


श्री सुरेन्द्र कुमार राम ( 2006 ) 


संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास 

विभाग , बिहार, पटना । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो, से 


23 


श्री राम किशोर मिश्रा ( 2006 ) संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग , 

बिहार, पटना / अतिरिक्त 
प्रभार - प्रशासन (मु ०), बिहार राज्य 
पथ परिवहन निगम, पटना / राज्य 

परिवहन आयुक्त (02.07.16) 
श्री सोहन कुमार ठाकुर (2006) | संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त मुख्य 

निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन 

विभाग , बिहार, पटना । 


24 


25 


श्री संजय कुमार(2006 ) 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा ० प्र ० से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 


संयुक्त सचिव , ग्रामीण कार्य 
विभाग, बिहार, पटना / अतिरिक्त 

प्रभार - अपर मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क 

विकास अभिकरण , पटना । 
संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य 
विभाग, बिहार, पटना । 


26 


श्री बृज राज राय( 2006 ) 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 


27 | श्री बीरेन्द्र 


कुमार 

मिश्रा ( 2006 ) 


निदेशक , भू - अर्जन , राजस्व एवं 

भूमि सुधार विभाग, बिहार, 
पटना / अतिरिक्त प्रभार –संयुक्त 

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग / निदेशक, भू - अभिलेख एवं 

परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, बिहार, पटना (21.02.2017 ) 

समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 
लखीसराय / अतिरिक्त प्रभार 
बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय । 


28 


श्री सुनील कुमार( 2006) 


29 


श्री मो 0 नौशाद युसूफ ( 2006 ) 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 


समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , 

बेगूसराय । 


30 


श्री राधेश्याम साह (2006 ) 


निदेशक, पशुपालन , पशु एवं मत्स्य 
संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 


31 


श्री नील कमल ( 2006 ) 


बिहार विकास मिशन में समकक्ष 
पद , मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, 

पटना । 


, 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो, से 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


9 


32 


श्री अशोक कुमार सिंह ( 2006 ) 


संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, 

बिहार, पटना । 


33 


श्री अजय कुमार श्रीवास्तव 
( 2006 ) 


सचिव, राज्य सूचना आयोग , 

बिहार , पटना । 


01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से 0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि , जो बाद में हो , से 
01.01.2015 अथवा राज्य असैनिक सेवा से 
बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति के 
पश्चात् भा 0 प्र0 से 0 का पद ग्रहण किये जाने 

की तिथि, जो बाद में हो , से 
01.01.2016 अथवा गैर - राज्य असैनिक सेवा 
से बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति 
के पश्चात् भा 0 प्र 0 से0 का पद ग्रहण किये 

जाने की तिथि , जो बाद में हो , से 


34 


श्री संजय कुमार सिंह ( 2007 ) 


संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन 
विभाग, बिहार, पटना / अतिरिक्त 

प्रभार - अपर मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास 
मिशन, पटना / अतिरिक्त प्रभार 
-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, 
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, 

पटना । 
संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व 
विभाग , बिहार, पटना / अतिरिक्त 
प्रभार -निदेशक , खान एवं भूतत्व 

विभाग, बिहार, पटना । 


35 


श्री सतीश कुमार सिंह (2008) 


01.01.2017 अथवा गैर - राज्य असैनिक सेवा 
से बिहार संवर्ग के भा 0 प्र 0 से0 में नियुक्ति 
के पश्चात् भा 0 प्र 0 से 0 का पद ग्रहण किये 

जाने की तिथि , जो बाद में हो , से 


2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक -1, 3, 4,7,9,13,17,18,20,21,22,23,24,25,26,32,34, और 35 के पदाधिकारियों को 
अपर सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


13 अप्रील 2017 
सं0 1 / अ0-1004 / 2017 - सा 0प्र0-4538 — सुश्री उदिता सिंह, भा 0 प्र 0 से0( 2014), अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -10.04.2017 से 25.04.2017 
तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सुश्री उदिता सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के प्रभार हेतु भूमि 
सुधार उपसमाहर्ता, कटिहार को अधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


2 . 


13 अप्रील 2017 
सं 0 1 / अ0-1022 / 2016 - सा 0 प्र0-4539 — श्री शशांक शुभंकर, भा 0 प्र0 से 0( 2014), अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी, 
पूर्णिया को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-09.04.2017 से 25. 
04.2017 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री शशांक शुभंकर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी, पूर्णिया के प्रभार हेतु भूमि 
सुधार उपसमाहर्ता, बायसी, पूर्णिया को अधिकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


. 


21 अप्रील 2017 
सं 0 1 / सी0-03 / 2012 - सा 0 प्र0-4748 — भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम 
के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर सचिव स्तर , वेतनमान स्तर -12 , रु. 78,800–2,09,200) में प्रोफॉर्मा 
प्रोन्नति दी जाती है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रोन्नति की तिथि 
श्री कार्तिकेय धनजी बुद्धाभट्टी (2008 ) 

माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा 
मानव संसाधन विकास 

प्रोन्नति । 
मंत्रालय ( श्री उपेन्द्र 
कुशवाहा) के आप्त सचिव 


1 


10 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


2 


डॉ ० आशिमा जैन( 2008 ) 


दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा 


अतिरिक्त निदेशक , शिक्षा, 
दिल्ली सरकार, नई दिल्ली 


प्रोन्नति । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


26 अप्रील 2017 
सं 0 1 / सी0-03 / 2012 - सा 0 प्र0-4997 — विभागीय अधिसूचना संख्या -4532 दिनांक 13.04.2017 द्वारा भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के जिन 35 पदाधिकारियों (33 एस सी एस पदाधिकारी एवं 02 नॉन - एस सी एस पदाधिकारी ) को कनिष्ठ 
प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर) में प्रोन्नति दी गयी है, उनके द्वारा धारित संयुक्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार के पदों को 
उनके पदस्थापन काल तक के लिए अपर सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


26 अप्रील 2017 
सं 0 1 / अ0-1005 / 2017 - सा 0 प्र0-5003 -श्री अशोक कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0 (2006 ), अपर सचिव, पर्यटन विभाग , 
बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -15.05.2017 से 
26.05.2017 तक कुल 12 (बारह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 अप्रील 2017 
सं 0 1 / पी0-1025 / 2011 –सा प्र0-5109 — श्री अवधेश कुमार, आई0 पी 0 एण्ड टी 0 ए0 एफ 0 एस0 ( 91 ), विशेष 
कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार , पटना को धारित पद का परित्याग किये जाने की तिथि से पैतृक विभाग- दूरसंचार 
विभाग , संचार एवं आई0 टी 0 मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नव पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 अप्रील 2017 
सं 0 1 / एल0-06 / 97 ( खंड) -सा0 प्र0-5110 - सुश्री टी 0 एन 0 बिन्धेश्वरी, भा 0 प्र 0 से0 ( 90 ), आयुक्त , पूर्णिया प्रमंडल , 
पूर्णिया ( अतिरिक्त प्रभार - कोसी प्रमण्डल , सहरसा) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के 
नियम -10,11,12 एवं 20 के अधीन निम्न रूप में छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 

( i) दिनांक 31.12.2016 से 14.01.2017 तक- 15 दिन (15 दिन उपार्जित अवकाश के रूप में ) 
(ii) दिनांक 15.01.2017 से 30.01.2017 तक- 16 दिन ( 16 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 अप्रील 2017 
सं0 1 / एल0-67 / 1995 - सा 0 प्र0-5169 – श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा, भा 0 प्र 0 से 0( 92 ), खान आयुक्त - सह - प्रधान 
सचिव, खान एवं भू - तत्व विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, 
पटना) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -18 ( डी )(1) के तहत धारित पदों का प्रभार त्यागने की 
तिथि से 180 दिनों का शिशु पोषण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा की आलोच्य छुट्टी की अवधि में श्री अतुल प्रसाद , भा 0 प्र 0 से0( 87 )- (विभागीय 
अधिसूचना संख्या -5166 दिनांक 28.04.2017 द्वारा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थापन हेतु अधिसूचित 
पदाधिकारी) अपने कार्यों के अतिरिक्त खान आयुक्त - सह - प्रधान सचिव, खान एवं भू - तत्व विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध 
निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


11 


2 मई 2017 
सं 0 1 / अ0-1028 / 2013 - सा 0 प्र0-5252 — श्री मुकेश पाण्डेय, भा 0 प्र0 से0 (2012), उप विकास आयुक्त, कटिहार को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -18 बी के अधीन दिनांक 02.05.2017 से 16.05.2017 तक कुल 15 
दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


3 मई 2017 
सं0 1 / एल0-23 / 2002 – सा 0 प्र0-5316.— श्री ( डॉ0) एस0 सिद्धार्थ, भा 0 प्र0 से0 ( 91 ), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग , 
बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना / प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग, विभाग , 
बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य आधारभूत संरचना 
विकास प्राधिकार / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 
के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.05.2017 से 20.05.2017 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

2. श्री ( डॉ ०) एस 0 सिद्धार्थ की उक्त छुट्टी अवधि में डॉ0 दीपक प्रसाद , भा 0 प्र0 से0(89 ), प्रधान सचिव, योजना एवं 
विकास विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी / सचिव, 
बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त श्री ( डॉ ०) एस0 सिद्धार्थ द्वारा धारित उपर्युक्त पदों के प्रभार 
में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


3 मई 2017 
सं 0 1 / अ0-427 / 2007 - सा0 प्र0-5317— श्रीमती( डॉ 0) एन0 विजयलक्ष्मी, भा 0प्र0 से 0 ( 95 ), सचिव, पशु एवं मत्स्य 
संसाधन विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य महिला विकास निगम , पटना) को अखिल 
भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -11.05.2017 से 20.05.2017 तक कुल 
10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती( डॉ ०) एन 0 विजयलक्ष्मी, की उक्त छुट्टी अवधि में श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, भा 0 प्र 0 से0( 96 ), सचिव, 
संसाधन, वित्त विभाग , बिहार, पटना अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त श्रीमती ( डॉ ०) एन 0 विजयलक्ष्मी द्वारा धारित पदों के 
प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


3 मई 2017 
सं 0 1 / पी0-1005 / 2013 –सा0 प्र0-5318 — श्री विकास, आई0 आर0 एस0 ( 2004), अपर सचिव, शिक्षा विभाग, 
बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , मध्याह्न भोजन, शिक्षा विभाग , बिहार, पटना ) को धारित पद का परित्याग किये 
जाने की तिथि से पैतृक विभाग- राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क ), भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन 
योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


5 मई 2017 
सं 0 1 / अ0-1006 / 2017 - सा 0 प्र0-5426 — श्री अभिषेक सिंह , भा 0 प्र 0 से0 ( टी 0 आर0:2006) मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी - सह - निगमायुक्त, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के नियम -12,13 एवं 20 के अधीन 
धारित वर्तमान पद का प्रभार त्यागने की तिथि से दिनांक 13.05.2017 तक रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री संजय दूबे, भा 0 प्र 0 से0 (2008 ), अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना, श्री अभिषेक सिंह के अवकाश 
की आलोच्य अवधि में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह -निगमायुक्त, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


- 


12 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


5 मई 2017 
सं 0 1 / सी0-1025 / 2016 - सा 0प्र0-5432 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण 
(फेज-I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्रा की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2016 बैच के परीक्ष्यमान 
पदाधिकारियों को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष 
अंकित जिला में सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है : 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

पदस्थापन से संबंधित जिला 
श्री लोकेश मिश्र ( 2016 ) 

पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया ) 
श्री अंशुल अग्रवाल ( 2016) 

पटना 
श्री ऋची पाण्डेय ( 2016) 

गया 
श्री रवि प्रकाश ( 2016 ) 

कटिहार 
सुश्री वर्षा सिंह ( 2016 ) 

मुजफ्फरपुर 
श्री मुकुल कुमार गुप्ता (2016) 

नालन्दा 
श्री अंशुल कुमार ( 2016) 

समस्तीपुर 
श्री वैभव चौधरी ( 2016 ) 

भागलपुर 
श्री विजय प्रकाश मीणा ( 2016 ) 

दरभंगा 


1 
2 
3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


2. साथ ही , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा -20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त 
पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता है । इन सभी 
पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा -144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


, 


11 मई 2017 
सं 0 1 / अ0-1023 / 2016 - सा 0 प्र0-5667— श्री अमित कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2012), उप विकास आयुक्त, भागलपुर को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.05.2017 से 31.05.2017 तक 
कुल 17 ( सत्राह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री अमित कुमार की उक्त छुट्टी अवधि में निदेशक , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर अपने सभी 
कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, भागलपुर के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


18 मई 2017 
सं 0 1 / अ0-1002 / 2017 - सा 0 प्र0-5905— श्री राधेश्याम साह , भा 0 प्र 0 से0 ( बी एच : 2006 ), निदेशक , पशुपालन, 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 
के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -2649 दिनांक 03.03.2017 द्वारा दिनांक 27.02.2017 से दिनांक 31.03.2017 तक 
स्वीकृत उपार्जित अवकाश को दिनांक 01.05.2017 तक विस्तारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


क्रम 


22 मई 2017 
सं 0 1 / अनि0 प्र0-1004 / 2014 - सा 0 प्र0- 6085 -लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 
05.06.2017 से 30.06.2017 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा 
धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती है: 

प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ -02 के पदों के 
सं . जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है 

प्रभार के संबंध में व्यवस्था 
1 2 

3 
श्री संजय कुमार अग्रवाल , भा 0 प्र0 से0,( 2002) , जिला जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त ( जो वरीय 
पदाधिकारी, पटना 

हों ) प्रभार में रहेंगे । तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, पटना 

द्वारा निर्गत किया जायेगा । 
श्रीमती ( डॉ०) प्रतिमा एस0 के 0 वर्मा, भा 0 प्र0 से0 श्री मनोरंजन कुमार, बि 0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक -912 / 2011), 
( 2002 ), अपर मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक विशेष कार्य पदाधिकारी , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन 
सुधार मिशन सोसायटी, पटना 

सोसायटी, पटना प्रभार में रहेंगे । 


1 


। 


2 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


13 


3 


श्री पंकज कुमार पाल, भा 0प्र 0 से0 ( 2002), जिला जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त( जो वरीय 
पदाधिकारी, पूर्णिया 

हों ) प्रभार में रहेंगे । तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, पूर्णिया 
द्वारा निर्गत किया जायेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी , अवर सचिव । 


23 मई 2017 
सं 0 1 / पी0-1007 / 2016 - सा 0 प्र0-6107— श्री आर0 एस 0 श्रीवास्तव, आई 0 आर0 एस 0 (93 ) ( राजस्व विभाग, वित्त 
मंत्रालय, भारत सरकार से विरमित होने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के आधार परं राज्य में दिनांक 08.05.2017 को योगदान 
देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक निवेश आयुक्त, मुम्बई, (वेतनमान - पे बैण्ड -4, ग्रेड पे - रु 10,000 / - ) 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री श्रीवास्तव, अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार, पटना के अतिरक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी , अवर सचिव । 


31 मई 2017 
सं 0 1 / अ0-29 / 2008 – सा 0 प्र0-6500 — श्री आदेश तितरमारे, भा 0 प्र0 से0 ( 2006), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 
भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -03.06.2017 से 10 . 
06.2017 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री आदेश तितरमारे की उक्त छुट्टी अवधि में श्री अमित कुमार, भा 0 प्र 0 से0 ( 2012), उप विकास आयुक्त - सह 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भागलपुर अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, 
भागलपुर के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


31 मई 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड-1) -सा0 प्र0-6545 – श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा 0 प्र0 से0(2000 ), सचिव, शिक्षा विभाग , 
बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मगध प्रमंडल , गया के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा0 प्र0-6546— श्री रॉबर्ट एल 0 चोंग्थू, भा 0 प्र0 से0(97 ) ( सम्प्रति सामान्य प्रशासन 
विभाग, बिहार , पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक सचिव , शिक्षा विभाग , बिहार, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)–सा0 प्र0-6547— श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से0( 2006), संयुक्त सचिव, गन्ना 
उद्योग विभाग , बिहार, पटना अगले आदेश तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


2 जून 2017 
सं 0 1 / छु0-4-412 / 06 - सा 0 प्र0-6676. -श्री अनुपम कुमार, भा 0 प्र 0 से0 (2003), जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण , 
मोतिहारी को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.06.2017 से 30. 
06.2017 तक कुल 27 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री अनुपम कुमार की उक्त छुट्टी अवधि में श्री सुनील कुमार यादव, भा 0 प्र 0 से 0 (2012), उप विकास आयुक्त , 
पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के कार्यों के 
प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


14 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


7 जून 2017 
सं 0 1 / अनि 0 प्र0-1004 / 2014 ( खंड ) -सा0 प्र0-6889 -लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में 
दिनांक 05.06.2017 से 30.06.2017 तक संचालित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV में श्रीमती ( डॉ ०) प्रतिमा एस० 
के 0 वर्मा, भा 0 प्र 0 से0 ( 2002), अपर मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना द्वारा भाग लिये जाने 
की अवधि के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / अनि 0प्र0-1004 / 2014- सा 0प्र0-6085 दिनांक 22.05.2017 द्वारा श्री 
मनोरंजन कुमार , बि 0 प्र 0 से 0 ( कोटि संख्या-912 / 2011), विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, 
पटना को अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / अनि 0 प्र0-1004 / 2014- सा 0 प्र0-6085 दिनांक 22.05.2017 में संशोधन करते हुए 
एतद् द्वारा श्रीमती वर्मा की अनुपस्थिति की प्रासंगिक अवधि के लिए अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन 
सोसाईटी, पटना का अतिरिक्त प्रभार श्री मनोरंजन कुमार , बि 0प्र 0 से 0, विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन 
सोसायटी, पटना के स्थान पर श्री केशव कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0 (2006 ), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 
को प्रदान किया जाता है । 
3. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 

लागू होगी 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


। 


12 जून 2017 
सं 0 1 / पी0-1008 / 2016 - सा 0 प्र0-7083 — श्री रवि मित्तल, भा 0 प्र 0 से 0( बी एच : 86 ), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, 
बिहार, पटना को पद त्यागने की तिथि से केन्द्र सरकार के अधीन अपर सचिव, आर्थिक सेवायें विभाग के पद पर योगदान 
देने हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


13 जून 2017 
सं 0 1 / एल -07 / 2002 – सा 0 प्र0-7146 — श्री के 0 के 0 पाठक , भा 0प्र 0 से0 ( 90 ), अपर सदस्य, राजस्व पर्षद् , बिहार , 
पटना(अतिरिक्त प्रभार- अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा 
( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर विदेश (अमेरिका) यात्राा हेतु दिनांक 28.10. 
2017 से दिनांक 01.11.2017 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स इंडिया लीव के रूप में प्रदान की 
जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
सिद्धेश्वर चौधरी , अवर सचिव । 


13 जून 2017 
सं0 1 / अ0-1023 / 2016 - सा 0 प्र0-7147 — विभागीय अधिसूचना संख्या-5667 दिनांक 11.05.2017 द्वारा श्री अमित 
कुमार, भा 0 प्र0 से0( 2012), उप विकास आयुक्त, भागलपुर को दिनांक 15.05.2017 से 31.05.2017 तक कुल 17 दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. श्री अमित कुमार से प्राप्त अनुरोध (यात्राा स्थगित हो जाने के कारण उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निरस्त करने 
का अनुरोध) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -5667 दिनांक 11.05.2017 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति निरस्त की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


20 जून 2017 
सं 0 1 / अ0-1007 / 2016 - सा 0 प्र0-7575 श्री गोपाल कृष्ण परमहंस, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ), अपर सचिव , लघु जल 
संसाधन विभाग, बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन 
दिनांक 14.06.2017 से 05.07.2017 तक कुल 22 (बाईस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सिद्धेश्वर चौधरी, सरकार के अवर सचिव । 


20 जून 2017 
सं 0 1 / सी0-03 / 2012 - सा 0 प्र0-7577 — भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारी को उनके नाम के 
सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( अपर सचिव स्तर, वेतनमान स्तर -12, रु. 78,800–2,09,200 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


15 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

श्री प्रणव कुमार (2008 ) 


वर्तमान पदस्थापन 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , 

समस्तीपुर 


प्रोन्नति की तिथि 
दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से 


1 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी , सरकार के अवर सचिव । 


22 जून 2017 
सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)-सा0 प्र0-7700— श्री पंकज कुमार पाल, भा 0 प्र0 से0 (2002) (सम्प्रति अनिवार्य 
सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV के प्रशिक्षण पर ) द्वारा प्रशिक्षण से लौटने के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या -7185 
दिनांक 13.06.2017 से उन्हें प्रदत्त दायित्वों का प्रभार ग्रहण किये जाने तक श्री संजय कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से0(2007), अपर 
सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर कार्यपालक निदेशक , राज्य स्वास्थ्य समिति , पटना / प्रबंध 
निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना) अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त अपर सचिव, 
श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , बिहार कौशल विकास मिशन, पटना एवं निदेशक , 
नियोजन एवं प्रशिक्षण , श्रम संसाधन विभाग, बिहार , पटना के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


28 जून 2017 
सं 0 1 / अ0-06 / 2008 – सा 0 प्र0-7790— श्री त्रिपुरारि शरण, भा 0 प्र0 से0( 85), अध्यक्ष - सह - सदस्य, राजस्व पर्षद , 
बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार , पटना) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली-1955 
के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर रूस की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 03.07.2017 से 16.07.2017 तक की 
अवधि में एक्स - इंडिया लीव की स्वीकृति (दिनांक 15,16 जुलाई,2017 के सार्वजनिक अवकाशों –पश्च लग्न के उपभोग तथा 
दिनांक 03.07.2017 से 14.07.2017 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश हेतु स्वीकृति ) प्रदान की जाती है । 

2. श्री त्रिपुरारि शरण की उक्त छुट्टी अवधि में श्री अरूण कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से 0 ( 85 ), प्रधान सचिव , जल 
संसाधन विभाग, बिहार, पटना( अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / क्षेत्रीय विकास आयुक्त - सह- अध्यक्ष , 
स्काडा / प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष - सह - सदस्य, राजस्व पर्षद , बिहार, 
पटना एवं विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 जून 2017 
सं 0 1 / अ0-08 / 2011 - सा 0 प्र0-7789 -श्रीमती वन्दना किनी, भा 0 प्र 0 से0 (89), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग , 
पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 12.06.2017 से 23.06 . 
2017 तक कुल 12 ( बारह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


तक कुल 


28 जून 2017 
सं 0 1 / अ0-1002 / 2013( खंड -1) –सा0 प्र0-7791- श्री ई 0 एल 0 एस 0एन0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र 0 से0( 86 ), राज्यपाल के 
प्रधान सचिव , बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी 
खर्च पर अमेरिका की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 12.08.2017 से 03.09.2017 तक की अवधि में एक्स- इंडिया लीव की 
स्वीकृति (दिनांक 12.08.2017 से 15.08.2017 तक के सार्वजनिक / राजपत्रिात अवकाशों –पूर्व लग्न एवं दिनांक 02.09.2017 
से 03.09.2017 तक के सार्वजनिक अवकाशों पश्च लग्न के उपभोग तथा दिनांक 16.08.2017 से 01.09.2017 
17 दिनों के उपार्जित अवकाश हेतु स्वीकृति) प्रदान की जाती है । 

2. श्री ई0 एल0 एस 0एन 0 बाला प्रसाद की उक्त छुट्टी अवधि में श्री ब्रजेश मेहरोत्राा, भा 0 प्र0 से0 ( 89), प्रधान सचिव, 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव / अपर विभागीय 
जाँच आयुक्त / प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, 
पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


16 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


28 जून 2017 
सं 0 1 / अ0-1018 / 2014 - सा 0 प्र0-7813 — श्री अनुपम कुमार सुमन , आई0 आर0 एस 0 ( 2004) (अध्ययन अवकाश के 
उपरान्त दिनांक 19.06.2017 के पूर्वाह्न से पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


30 जून 2017 
सं 0 1 / एल0-05 / 04 - सा 0प्र0-7931- श्री विनय कुमार , भा 0प्र0 से 0 ( 99 ), सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, 
पटना( अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष , बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग ) को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 12.06.2017 से 23.06.2017 तक 
कुल 12 ( बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


3 जुलाई 2017 
सं 0 1 / अ0-1024 / 2016 - सा 0 प्र0-7968 -श्री गजानन मिश्र, भा 0 प्र 0 से0 ( बी एच : 2006), अपर सचिव, जल 
संसाधन विभाग , बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अधीन 
विभागीय अधिसूचना संख्या -17008 दिनांक 22.12.2016 द्वारा दिनांक 11.01.2017 से दिनांक 31.01.2017 तक उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. श्री मिश्र से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -17008 दिनांक 
22.12.2016 द्वारा दिनांक 11.01.2017 से 31.01.2017 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 11.01. 
2017 से 29.01.2017 तक के लिए स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


7 जुलाई 2017 
सं0 1 / अ0-1025 / 2013 - सा 0 प्र0-8293— श्रीमती सीमा त्रिापाठी, भा 0 प्र0 से0 ( 2009 ), प्रबंध निदेशक , कम्फेड, पटना 
को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10.07.2017 से 19.07.2017 
तक कुल 10 (दस ) दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती सीमा त्रिपाठी की अनुपस्थिति की उपर्युक्त अवधि में श्री राजीव वर्मा, महाप्रबंधक , कम्फेड, पटना अपने 
कार्यों के अतिरिक्त श्रीमती त्रिपाठी द्वारा धारित पद, प्रबंध निदेशक , कम्फेड, पटना के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


7 जुलाई 2017 
सं 0 1 / पी0-1020 / 2014 - सा 0 प्र0-8294— श्री ( डॉ ० ) गोपाल सिंह, भा ० व0 से 0 ( 2003 ) , वन संरक्षक पटना 
( अतिरिक्त प्रभार- मुख्य मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन , 
बिहार, पटना) के दिनांक 03.07.2017 से 29.07.2017 तक की प्रशिक्षण अवधि में श्री प्रेम सिंह मीणा, भा 0 प्र 0 से0 (2000), 
सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार– सचिव , पिछड़ा वर्ग एवं 
अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना) अपने कार्यों के अतिरिक्त 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , बिहार महादलित विकास मिशन , बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


. 


12 जुलाई 2017 
सं0 1 / सी0-1009 / 2015 - सा 0 प्र0-8494 — श्री अजय वी . नायक , भा 0 प्र0 से 0( बी एच: 84 ), मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी, बिहार - सह - प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग , बिहार, पटना को भा 0 प्र 0 से0 के विभिन्न स्तरों में प्रोन्नति हेतु भारत 
सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका -11.1 के प्रावधान के तहत राज्य में कार्यरत उनसे ठीक कनीय पदाधिकारी श्री 
शशि शेखर शर्मा, भा 0प्र 0 से 0 ( बी एच : 85) को शीर्ष वेतनमान ( रु. 80,000 / -अपुनरीक्षित / पुनरीक्षित वेतनमान का 
स्तर -17 - रु. 2,25,000 / - ) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि (01.09.2016) से उक्त ग्रेड (शीर्ष वेतनमान ) में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है । 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


17 


2. श्री अजय वी . नायक , भा 0 प्र 0 से0( बी एच:84 ) द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके 
द्वारा धारित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना के वर्तमान पद को उनके 
पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है । 

3. इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1009 / 2015 - सा 0 प्र0-8448 दिनांक 12.07.2017 को 
शाब्दिक त्रुटि के कारण निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


12 जुलाई 2017 
सं 0 1 / अ0-1006 / 2017 - सा 0 प्र0-8512— श्री अभिषेक सिंह, भा 0 प्र0 से 0 ( टी आर : 2006), मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी - सह - निगमायुक्त , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -12, 13 एवं 20 के 
अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -5426 दिनांक 05.05.2017 द्वारा प्रभार त्यागने की तिथि (07.05.2017 ) से दिनांक 13.05. 
2017 तक रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. प्रश्नगत रूपांतरित अवकाश में श्री सिंह से प्राप्त विस्तार संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना 
संख्या -5426 दिनांक 05.05.2017 द्वारा दिनांक 13.05.2017 तक स्वीकृत रूपांतरित अवकाश को दिनांक 24.05.2017 तक के 
लिए विस्तारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


12 जुलाई 2017 
सं0 1 / अ0-1002 / 2016 - सा 0 प्र0-8513— श्री आनंद शर्मा, भा 0 प्र 0 से0 ( 2013), अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना 
को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.11.2016 से 20.12.2016 
तक कुल 40 (चालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


19 जुलाई 2017 
सं0 1 / एल0-42 / 2003 - सा 0 प्र0-8857 – श्री शशि शेखर शर्मा, भा 0 प्र0 से0(85), महानिदेशक , बिहार लोक प्रशासन 
एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना की दिनांक 27.09.2017 से 27.10.2017 तक की अवकाश अवधि में श्रीमती स्मिता सिन्हा, 
बि 0 प्र 0 से0( कोटि क्रमांक -972 / 2011), सहायक निदेशक, बिपार्ड, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त महानिदेशक , बिहार लोक 
प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के रूटीन कार्यो के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


19 जुलाई 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड-2)–सा0 प्र0-8895 श्री चन्द्रशेखर, भा 0 प्र0 से0 ( जे एच : 2008 ) (बिहार संवर्ग में 
अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 03.07.2017 को योगदान देकर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक 
अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


20 जुलाई 2017 
सं 0 1 / सी0-1009 / 2015 - सा 0 प्र0-8940 — श्री आमिर सुबहानी, भा 0 प्र 0 से0 ( बी एच:87 ), प्रधान सचिव, गृह विभाग, 
बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य 
प्रशासन विभाग / मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना / प्रधान सचिव, मद्य निषेध , उत्पाद एवं 
निबंधन विभाग, बिहार , पटना) को शीर्ष वेतनमान- रु0-80,000 / -(नियत ) ( संशोधित स्तर -17 –रु. 2,25,000 / - ) में प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है । 

2. उपर्युक्त आलोक में श्री सुबहानी द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित 
प्रधान सचिव , गृह विभाग, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


18 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


27 जुलाई 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड-1)-सा0 प्र0-9535 — श्री ई0 एल0 एस 0एन 0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र0 से0(86), राज्यपाल के 
प्रधान सचिव, बिहार , पटना के अवकाश से लौटने तक श्री ब्रजेश मेहरोत्राा, भा 0 प्र 0 से0 (89 ), प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव / अपर विभागीय जॉच आयुक्त , 
ट्रैप केसेज हेतु, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना / प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / प्रधान 
सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना) , राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


31 जुलाई 2017 
सं0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1) -सा0 प्र0-9740 श्री ई 0 एल 0 एस 0 एन0 बाला प्रसाद , भा 0 प्र 0 से0(1986), राज्यपाल 
के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विभागीय जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा0 प्र0–9741- श्री आमिर सुबहानी, भा 0प्र 0 से0( 1987), प्रधान सचिव, गृह 
विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना / प्रधान सचिव, जन शिकायत , 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना / मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना / प्रधान सचिव , मद्य 
निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग , बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , बिहार, पटना 
के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा0 प्र0-9742 — श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा 0प्र 0 से0(1989), प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग ( अतिरिक्त प्रभार - राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव / अपर विभागीय जांच आयुक्त, सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार , पटना / प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, परिवहन विभाग , 
बिहार, पटना) अगले आदेश तक राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1)-सा0 प्र0–9743 — श्री के 0 के 0 पाठक , भा 0 प्र 0 से0(1990), अपर सदस्य, राजस्व 
पर्षद् , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर विभागीय जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री पाठक अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार , पटना एवं अपर विभागीय जांच आयुक्त, सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1) -सा0प्र0–9744 — श्री चंचल कुमार, भा 0प्र 0 से0(1992), मुख्य मंत्री के प्रधान 
सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार , पटना अगले आदेश तक प्रधान सचिव , भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1) -सा0 प्र0–9745 — श्री अतीश चन्द्रा , भा 0 प्र0 से0(1994), मुख्य मंत्री के सचिव, 
मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार -मिशन निदेशक , बिहार विकास मिशन, पटना) अगले आदेश तक सचिव , 
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)-सा0प्र0–9746 — श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, भा 0 प्र 0 से0(1996), सचिव, संसाधन , 
वित्त विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, राजस्व पर्षद् , बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा0 प्र0-9747- श्री के 0 सेंथिल कुमार, भा 0 प्र 0 से 0(1996 ), अपर सचिव, शिक्षा 
विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – परियोजना निदेशक , माध्यमिक शिक्षा परियोजना, शिक्षा विभाग , बिहार , पटना) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा0प्र0-9748— श्री राजेश कुमार, भा 0प्र 0 से0( 2001 ), सचिव, राजस्व पर्षद् , 
बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)-सा0 प्र0–9749 डॉ 0 ( श्रीमती) प्रतिमा एस 0 कुमार वर्मा, भा 0प्र 0 से0( 2002), अपर 
मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य जल पर्षद्, 
पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार , पटना) अगले आदेश तक अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा 
कर ( जी 0 एस 0 टी 0), वाणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खंड-1) –सा0 प्र0-9750 — श्री लोकेश कुमार सिंह, भा 0प्र 0 से0( 2003), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ( अतिरिक्त प्रभार –बंदोबस्त पदाधिकारी, बेतिया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री सिंह अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


19 


सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा0प्र0-9751- श्री अनुपम कुमार, भा 0प्र 0 से0( 2003), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त , बिहार, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार , पटना एवं प्रबंध निदेशक, संवाद 
समिति , सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , बिहार , पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1)-सा0 प्र0–9752 — श्री ( डॉ .) वीरेन्द्र प्रसाद यादव, भा 0 प्र0 से 0 (2004), समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा ( अतिरिक्त प्रभार -बंदोबस्त पदाधिकारी, आरा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
विशेष सचिव , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खंड -1)-सा0 प्र0–9753 — श्री मनीष कुमार, भा 0 प्र0 से 0( 2005 ), अपर सचिव, शिक्षा विभाग , 
बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा 0 प्र0-9754 — श्री राहुल रंजन महिवाल , भा 0 प्र0 से0 (एम.एच:2005 ), अपर सचिव , 
मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)-सा0 प्र0-9755 -श्री सुनील कुमार, भा 0 प्र 0 से 0(2006 ), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी , लखीसराय ( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त पदाधिकारी , लखीसराय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
सचिव - सह - निदेशक , सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1 ) -सा0 प्र0-9756 -श्री मनोज कुमार, भा 0 प्र 0 से0(2007), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, नवादा ( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, 
शिक्षा विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खंड -1)-सा0 प्र0–9757— श्री साकेत कुमार, भा 0प्र 0 से0(2009 ), निदेशक, हस्तकरघा एवं 
रेशम निदेशालय, पटना ( अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार , पटना) अगले आदेश तक अपर सचिव, भवन 
निर्माण विभाग , बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम , पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1) -सा0 प्र0-9758 — श्री रमण कुमार, भा 0 प्र0 से0( 2009), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, बक्सर ( अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, बक्सर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 
1974) की धारा -20 के तहत पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)–सा0 प्र0–9759 — श्री अवनीश कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से0( 2010), नगर आयुक्त , 
भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , लखीसराय के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला का जिला 
दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री सिंह अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड-1)–सा0 प्र0–9760— श्री देओर नीलेश रामचन्द्र भा 0 प्र0 से0( 2011), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, बांका ( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण , बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 
1974) की धारा -20 के तहत पश्चिमी चम्पारण , बेतिया जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री देओर अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण , बेतिया के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1) -सा0 प्र0-9761 -श्री कौशल कुमार, भा 0 प्र0 से0( 2012), नगर आयुक्त , बिहार 
शरीफ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा ( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त 
पदाधिकारी, नवादा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के 
तहत नवादा जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
सं ० 1 / पी0-1001 / 2016(खंड -1) सा 0 प्र0–9762 — श्री 

भा 0 प्र 0 से 0(2012 ), विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी, भोजपुर , आरा ( अतिरिक्त प्रभार -बंदोबस्त पदाधिकारी , आरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है और 
उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) की धारा-20 के तहत भोजपुर, आरा जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर , आरा के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
सं ० 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)-सा0प्र0-9763 श्री कुंदन कुमार, भा 0 प्र 0 से 0(2012 ). 

विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नालंदा, बिहार शरीफ को स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश तक 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका ( अतिरिक्त प्रभार -बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका) के पद पर पदस्थापित किया जाता है 


संजीव कुमार, 


उप 


उप 


20 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


उप 


उप 


और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) की धारा-20 के तहत बांका जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)-सा0 प्र0-9764 - सुश्री इनायत खान, भा 0 प्र 0 से0( 2012 ). विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव , पर्यटन विभाग, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. सुश्री खान अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , बिहार, राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार , पटना के भी अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगी । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खंड -1)-सा0प्र0-9765 — श्री मुकेश पाण्डेय , भा 0 प्र 0 से 0( 2012), विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 
के तहत बक्सर जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री पाण्डेय अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी , बक्सर के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
सं ० 

1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1 )-सा0 प्र0-9766 — श्री राजेश मीणा, भा 0 प्र 0 से 0( 2012), विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मीणा अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के भी अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -1)-सा0 प्र0-9767 — श्री ( मो ०) एस 0 आई0 फैसल आई0 आर0एस0 ( 2004), अपर 
सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – महाप्रबंधक , बेल्ट्रॉन, पटना) को स्थानांतरित करते अगले 
आदेश तक अपर सचिव - सह -निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


उप 


1 अगस्त 2017 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2016 –सा0 प्र0-9815 — श्री सुधीर कुमार, भा 0प्र 0 से0 ( बी एच:82) सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा 
दिनांक 31.07.2017 को समर्पित न्याय पत्र ( ज्ञापांक -87 / गो 0 दिनांक 31.07.2017) के आलोक में सभी परामर्शी पथ निर्माण 
विभाग , बिहार, पटना के पद से तात्कालिक प्रभाव से विमुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


7 अगस्त 2017 


सं 0 1 / अ0-15 / 2012 - सा 0 प्र0-10086— श्री आर0 के 0 खण्डेलवाल, भा 0 प्र 0 से0(89), आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल , 
दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार - आयुक्त , तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 14.07.2017 से 19.07.2017 तक कुल 06 ( छ:) दिनों के उपार्जित अवकाश की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 

17 अगस्त 2017 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2017 - सा 0 प्र0-10503 -श्री अनुपम कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच:2003) , राज्य परिवहन आयुक्त 
( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग / प्रबंध निदेशक, संवाद समिति , सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग , 
बिहार , पटना) को पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी जिला का विशेष जिला पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 

2. श्री अनुपम कुमार, पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) जिला में बाढ़ सहाय्य कार्य का नियंत्राण एवं पर्यवेक्षण करेंगे । 

3. श्री कुमार द्वारा विशेष जिला पदाधिकारी का कार्य निष्पादित किये जाने की अवधि में उनके द्वारा वर्तमान में 
धारित पद / प्रभार की व्यवस्था निम्नवत् की जाती है: 

(i) प्रधान सचिव, परिवहन विभाग , बिहार, पटना, राज्य परिवहन आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
( ii ) श्री विदु भूषण प्रसाद , उप निदेशक (प्रेस), सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग , बिहार , पटना, निदेशक , सूचना एवं 

जन- सम्पर्क विभाग तथा प्रबंध निदेशक , संवाद समिति , सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


21 


18 अगस्त 2017 


सं0 1 / अ0-1002 / 2013( खंड-1)-सा0 प्र0-10526 — श्री ई0 एल0 एस 0एन 0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र 0 से0 ( 86), तदेन 
राज्यपाल के प्रधान सचिव , बिहार , पटना सम्प्रति विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना को अखिल 
भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर अमेरिका की विदेश यात्रा हेतु 
दिनांक 12.08.2017 से 03.09.2017 तक की अवधि में एक्स - इंडिया लीव की स्वीकृति (दिनांक 12.08.2017 से 15.08.2017 
तक के सार्वजनिक / राजपत्रित अवकाशों- पूर्व लग्न एवं दिनांक 02.09.2017 से 03.09.2017 तक के सार्वजनिक अवकाशों 
पश्च लग्न के उपभोग तथा दिनांक 16.08.2017 से 01.09.2017 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश हेतु स्वीकृति ) 
विभागीय अधिसूचना संख्या -7791 दिनांक 28.06.2017 द्वारा प्रदान की गयी थी । 

2. श्री बाला प्रसाद से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -7791 दिनांक 28.06.2017 द्वारा 
स्वीकृत अवकाश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


18 अगस्त 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खंड-2) -सा0 प्र0-10596 — श्री अवनीश कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से0 ( 2010), समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी, लखीसराय ( अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना में योगदान करने का निदेश दिया जाता है । 

2. श्री अवनीश कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना में योगदान देकर अगले आदेश तक पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-1001 / 2016( खंड -2)–सा0 प्र0-10597— श्री अमित कुमार, भा 0 प्र0 से 0 ( 2012), उप विकास 
आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार- नगर आयुक्त, नगर निगम , 
भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2,1974) की धारा -20 के तहत लखीसराय जिला का जिला 
दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

कुमार 

अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी , लखीसराय के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खंड-2) –सा0 प्र0-10598 — श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा 0प्र 0 से0 ( 2012), उप विकास 
आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता 
एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2,1974) की 
धारा -20 के तहत बक्सर जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री वर्मा अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, बक्सर के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड-2) –सा0 प्र0-10599 – श्रीमती शैलजा शर्मा, भा 0प्र 0 से 0 (2013), अनुमंडल पदाधिकारी, 
लखीसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 
परिषद्, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


2. श्री 


, 


22 अगस्त 2017 
सं 0 1 / पी0-1025 / 2011(खण्ड) -सा0 प्र0-10709 — श्री इमामुद्दीन अहमद, आई0 आर0 एस 0( सी 0 एण्ड सी ई : 
2001), तदेन निदेशक, समाज कल्याण विभाग , बिहार , पटना द्वारा पैतृक विभाग - केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व 
विभाग, वित्त मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 20.07.2017 को योगदान दिये जाने के फलस्वरुप, श्री 
अहमद दिनांक 19.07.2017 ( अपराह्न) के प्रभाव से विरमित माने जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


22 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


21 अगस्त 2017 
सं 0 1 / अ0-1018 / 2016 - सा 0 प्र0-10610 -श्री ( मो ० ) सलीम , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ), संयुक्त सचिव , खाद्य एवं 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -12,13 एवं 20 के 
अधीन दिनांक 16.05.2017 से दिनांक 20.07.2017 तक कुल 66 दिनों के रूपांतरित अवकाश (132 दिनों के अर्द्धवैतनिक 
अवकाश के बदले ) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


23 अगस्त 2017 


सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड -1)-सा0 प्र0-10781— श्री के 0 के 0 पाठक , भा 0 प्र 0 से0 ( 90 ) , प्रधान सचिव, खान एवं 
भूतत्व विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना / अपर विभागीय जॉच आयुक्त , 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना ) को अगले आदेश तक प्रधान सचिव - सह - खान आयुक्त , खान एवं भूतत्व विभाग , 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री के 0 के 0 पाठक अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद् , बिहार, पटना / अपर विभागीय जाँच आयुक्त, 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड , पटना के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


23 अगस्त 2017 


सं 0 1 / पी0-1005 / 2013- सा 0 प्र0-10782 — राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री दिलीप कुमार, आई0 
टी 0 एस 0 (93), निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना की राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि को दूरसंचार विभाग , संचार 
मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति से दिनांक 01.08.2017 के बाद दिनांक 01.08.2019 तक (अर्थात सात वर्ष की 
प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने तक ) विस्तारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


24 अगस्त 2017 


सं 0 1 / पी0-1004 / 2017 - सा 0 प्र0-10887 — श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा 0 प्र0 से0( बी एच:2016 ) सहायक समाहर्ता एवं 
सहायक जिला पदाधिकारी, नालन्दा को पूर्णिया जिला में संचालित बाढ़ सहाय्य के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के 
निमित्त जिला पदाधिकारी का कार्यालय, पूर्णिया में दो सप्ताह के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


25 अगस्त 2017 


सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-10964 श्री सुनील कुमार, भा 0 प्र0 से 0( 2006 ), अपर सचिव - सह –निदेशक , 
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


23 


सचिव - सह -निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय , समाज कल्याण विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता 


प्रसाद 


। 


सं ० 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-10965 - श्री रमाशंकर दफ्तुआर, भा 0 प्र0 से0(2006), निदेशक , 
आई0 सी 0 डी 0 एस0, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक , सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता, 
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 – सा 0 प्र0-10966 — डॉ करुणा कुमारी , भा 0 प्र0 से0(ए एम:2010), (बिहार संवर्ग में 
असम मेघालय संवर्ग से अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 11.08.2017 को योगदान देकर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. डॉ ० करुणा कुमारी अगले आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति , पटना के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 25-571 +10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


24 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

31 जुलाई 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -1) -सा0 प्र0- 9768 — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना 
संख्या- 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -1) -सा0 प्र0 – 9759 दिनांक 31.07.2017 के तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में अंकित “ पूर्वी 
चम्पारण , मोतिहारी जिला" के स्थान पर " लखीसराय जिला " प्रतिस्थापित किया जाता है । 
2. तदनुसार उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


1 अगस्त 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड-1) सा 0 प्र0–9797 / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या -1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -1) - सा 0 प्र0–9767 दिनांक 31.07.2017 की तृतीय पंक्ति में अंकित अपर सचिव के 
स्थान पर विशेष सचिव प्रतिस्थापित किया जाता है । 
2. तद्नुसार उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

25-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


25 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 
No. 1049 - I, Deepti Sharma, Vill + PO . Naini, PS . Muffasil , Dist . Saran, Bihar shall be 
known as Deepti Singh vide affidavit no . 485 dated 05.07.2017 . 


Deepti Sharma. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 25-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


26 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


सं 0 6 / आ0-376 / 2006( खण्ड) सा 0 प्र0-10427 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


16 अगस्त 2017 


निगरानी विभाग( अन्वेषण ब्यूरो), बिहार के पत्रांक -2756 / अप.शा. दिनांक 06.12.2016 द्वारा सूचित किया गया था कि 
श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से. (91) सम्प्रति निलंबित, तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, 
पटना - तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद , बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों / महाविद्यालयों में 
अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013-14 और इससे पूर्व के वर्षों में छात्रवृति 
भुगतान में हुई अनियमितताओं के मामलों में भ्रष्टाचार अधिनियम -1988 की धारा -13 ( 2) -सह - पठित धारा -13 (1) ( सी ) ( डी ) 
के अंतर्गत निगरानी थाना कांड संख्या -127 / 16, दिनांक 29.11.16 दर्ज किया गया है जो सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है । 

2. मामले की गंभीरता, निहित नैतिक भ्रष्टाचार एवं उनके कर्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा 
मामला अनुसंधानांतर्गत होने के कारण सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवायें ( अनुशासन एवं अपील ) 
नियमावली –1969 के नियम -3 के उपनियम -3 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(1991), तत्कालीन सचिव , 
अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग , बिहार, पटना - तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद , बिहार को तत्काल प्रभाव से 
आदेश संख्या -336 दिनांक 12.01.2017 द्वारा निलंबित किया गया है । 

3. निलंबन की अवधि में श्री राजू का मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना में निधारित है । 

4. पूर्व में आयोजित प्रथम निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में समिति की अनुशंसायें, इस पर राज्य सरकार के 
आदेश के आलोक में संकल्प संख्या -3728 दिनांक 27.03.2017 द्वारा श्री राजू का निलंबन बरकरार रखने का निर्णय लिया 


। 


गया था । 


5. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 
21.12.2015 की कंडिका -2(iii) के आलोक में श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से. (1991 ) के विरूद्ध पुन: समीक्षा निलंबन समीक्षा 


बिहार गजट , 6 सितम्बर 2017 


27 


समिति द्वारा दिनांक 21.07.2017 को की गयी । पूरे मामले की समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदित आलोच्य निगरानी वाद की 
गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए श्री राजू के निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है । 

6. अतः दिनांक 21.07.2017 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 
सम्यक् विचारोपरांत श्री एस . एम. राजू , भा.प्र.से.(बिहारः 1991) तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग , 
बिहार, पटना - तदेन अपर सदस्य , राजस्व पर्षद, बिहार , पटना को निलंबन में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 25-571 +10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


